निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 36 


14 भाद्र 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार, 

5 सितम्बर 2018 ( ई ० ) 


विषय-सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-6 
भाग-1- क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग- 1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई 0 एससी 0, 
बी 0 ए 0 . बी 0 एससी 0 , 

एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-5 -बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 

प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 


. 


भाग- 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 -बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग- 9 -विज्ञापन 


आदेश , 


भाग- 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 5 सितम्बर 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 

सूचनाएं । 


सं 0 8 / पी.3-10-05 / 2017 गृ0 आ0-7333 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक, 


गिरीश मोहन ठाकुर, 


सरकार के अवर सचिव । 


सेवा में , 


विषय : 


महालेखाकार ( ले ० एवं हक 0) , 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 21 अगस्त 2018 
टंकक सहायक अवर निरीक्षक के पद को समाप्त कर उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के 

पद का सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 
महाशय, 

पूर्व में बिहार पुलिस हस्तक के सुसंगत प्रावधानों एवं परिशिष्ट -42 अधीन आशु संवर्ग में आशु सहायक 
अवर निरीक्षक एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में भर्ती किया जाता था । इस संवर्ग में कितने पद प्रोन्नति से भरे 
जायेगे एवं कितने पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी, इससे संबंधित निर्णय , पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाता था । आशु 
संवर्ग के पदाधिकारियों को इस कोटि के मूल पद पर उनकी नियुक्ति के सामान्यतया पाँच वर्षों के पश्चात, विनिर्धारित शर्तों 
के अनुरूप सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने का प्रावधान था । आशु सहायक अवर निरीक्षक में नियुक्त कर्मी पुलिस हस्तक 
नियम में विनिर्धारित प्रावधानों के अनुरूप सामान्य संवर्ग के सहायक अवर निरीक्षक में प्रत्यावर्तित होकर उच्चतर पदों पर 
प्रोन्नति पा जाते थे । बिहार पुलिस हस्तक के परिषिष्ट -42 में प्रावधानित आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं टंकक सहायक 
अवर निरीक्षक के पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य की प्रकृति में समानता है । परंतु टंकक सहायक अवर निरीक्षक का 
सेवाशर्त एवं पदसोपान स्पष्ट नहीं है । इसके फलस्वरूप टंकक संवर्ग से सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन की इच्छा व्यक्त करने 
वाले कर्मियों का सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन , स्वेच्छा मांगने, उनकी सामान्य बल में वरीयता का निर्धारण , पी 0 टी 0 सी 0 ट्रेनिंग 
आदि के कारण पुलिस मुख्यालय विभिन्न प्रकार के वादों में उलझा रहा है । 

2. उक्त स्थिति की समीक्षोपरान्त गृह विभाग द्वारा बिहार पुलिस हस्तक के नियम -1287 ( क ) को विलोपित कर 
नियम -749 एवं परिशिष्ट -42 में निहित प्रावधान एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश / परिपत्र / निदेश निरसित करते हुए 
अधिसूचना संख्या -6838 दिनांक 23.08.2017 द्वारा बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 प्रवृत की गई है । इसमें 
विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । इन पदों 
पर प्रोन्नति, वरीयता - सह - योग्यता के आधार पर श्रृखंला निम्नानुसार तय की गई है: 

( क ) आशु सहायक अवर निरीक्षक से आशु अवर निरीक्षक 
( ख ) आशु अवर निरीक्षक से 

आशु 

निरीक्षक 
निरीक्षक से 

आशु 

उपाधीक्षक 
3. वर्तमान में टंकक सहायक अवर निरीक्षक के कुल 156 पद स्वीकृत हैं । इन पदों में से पुलिस मुख्यालय के 
पत्रांक -1117 / पी0–2, दिनांक 01.12.2014 द्वारा 78 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हेतु भेजी गयी अधियाचना के अनुसार 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन सं0-06060114 वर्ष 2014 में प्रकाशित की जा चुकी है । 77 पद सीमित 
प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु अनुरोध किया जा चुका है । अभी वर्तमान में एक व्यक्ति टंकक सहायक अवर 
निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं । 

4. इस प्रकार टंकक सहायक अवर निरीक्षक के कुल 156 पदों में से विज्ञापित 78 पद को छोड़कर शेष 78 टंकक 
सहायक अवर निरीक्षक के पद को समाप्त कर इनके स्थान पर इतने ही ( 78 ) आशु सहायक अवर निरीक्षक का पद सृजित 
किये जायेंगे । इन समाप्त किये जाने वाले पदों के विरूद्ध यदि कोई कर्मी कार्यरत होंगे तो उनकी सेवानिवृति के साथ ही ये 
पद समाप्त हो जायेंगे । 

5. टंकक सहायक अवर निरीक्षक एवं आशु सहायक अवर निरीक्षक दोनों सातवें पुनरीक्षित वेतनमान की 
तालिका -05 के अन्तर्गत आते हैं । दोनों पर देय भत्ते भी सामान है । अतएव, टंकक सहायक अवर निरीक्षक के पद को समाप्त 
कर आशु सहायक अवर निरीक्षक के उतने ही पद सृजित होने पर व्यय की अनुमानित अन्तर राशि शून्य होगी । 


। 


( ग ) आशु 


बिहार गजट , 5 सितम्बर 2018 


3 


पदनाम 


वेतन स्तर 


1 


78 


05 


( इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार , पटना से प्राप्त प्रस्ताव पत्रांक -45 / 328470 / एल-2, दिनांक 
15.09.2017 एवं पत्रांक -283 / 343786 / एल -2, दिनांक 19.12.17 की छायाप्रति संलग्न है । 

6. अतः टंकक सहायक अवर निरीक्षक के 78 पद को समाप्त कर उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद 
निम्नानुसार पुनरीक्षित वेतन स्तर में सृजन किया जाता है: 
क्र 0 सं 0 

पदों की संख्या 
आशु सहायक अवर निरीक्षक 
उपर्युक्त पदों के सृजन में कोई अतिरिक्त व्यय भार निहित नहीं है । 

7. उपर्युक्त पदों के वेतनादि व्यय जिलों में मांग संख्या -22 , मुख्य शीर्ष- 2055 - पुलिस, उप मुख्य शीर्ष -00 , 
लघुशीर्ष-109 जिला पुलिस, उपशीर्ष - 0001 - जिला कार्यकारी दल, विपत्र कोड- 22-2055001090001 के अन्तर्गत विभिन्न 
विषय शीर्षों की राशि से की जायेगी । संबंधित जिलों के डी 0 डी 0 ओ0, वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक होंगे तथा 
राशियों की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी । 

8. बिहार सैन्य पुलिस में व्यय हेतु मांग संख्या -22 , मुख्य शीर्ष -2055 - पुलिस, उप मुख्य शीर्ष -00, 
लघुशीर्ष -104 - विशेष पुलिस , उपशीर्ष - 0002 - पैदल सैन्य पुलिस, विपत्र कोड - 22-2055001040002 के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षों 
से निकासी की जायेगी । संबंधित वाहिनियों के समादेष्टा, डी 0 डी 0 ओ0 होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से 
की जायेगी । 

9. विशेष शाखा तथा एफ 0 एस0 एल0 कार्यालय में व्यय हेतु मांग संख्या -22, मुख्य शीर्ष– 2055 - पुलिस, उप मुख्य 
शीर्ष -00, लघुशीर्ष - 101 - अपराधिक अन्वेषण एवं सर्तकता, उपशीर्ष - 0001 - आपराधिक जाँच विभाग , विपत्र कोड 
22-2055001010001 के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षों से निकासी की जायेगी । संबंधित कार्यालयों के पुलिस अधीक्षक / निदेशक, 
डी 0 डी 0 ओ 0 होंगे तथा राशियों की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी । 
10. उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


। 


सं 0 8 / पी.3-10-03 / 2017 गृ0 आ0--7297 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक , 

गिरीश मोहन ठाकुर, 

सरकार के अवर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
बिहार , पटना । 

पटना, दिनांक 20 अगस्त 2018 
विषय : 

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गये कार्यों एवं 

दायित्वों के निर्वहन हेतु पुलिस संवर्गीय 88 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 
महाशय, 

राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ग के गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) एवं अन्य विभागों के पद जिनके 
लिये शारीरिक माप / जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु "बिहार पुलिस 
अवर सेवा आयोग " का गठन अधिनियम द्वारा किये जाने हेतु राज्य विधान मंडल में दिनांक 31 मार्च, 2016 को बिहार पुलिस 
अवर सेवा आयोग विधेयक -2016 पारित किया गया है और बिहार अधिनियम संख्या 6, 2016 के रूप में अधिनियमित किया 
जा चुका है । 

2. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग " अधिनियम, 2016 की धारा -8 (1) के अनुसार आयोग , इस अधिनियम की 
अनुसूची में यथा - सम्मिलित ,, अधिकतम रू 0 4200 / - ( चार हजार दो सौ ) ग्रेड पे तक वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों 
में समूह ग के सभी विषिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों एवं अन्य 
पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा । 

3. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को सौंपे गये कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश 
सं0-8425, दिनांक 21.10.16 के द्वारा सचिवालय संवर्गीय पदों का सृजन किया गया है । शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण से 
संबंधित कार्य पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा ही किया जाता है, जिसके लिए पुलिस संवर्गीय पदों का सृजन किया 
जाना आवश्यक है । इस संबंध में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक -27, दिनांक 04.07.2017 द्वारा 
प्रस्ताव इस विभाग प्राप्त हुए है । 

4. अतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार , पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा 
आयोग के लिए पुलिस संवर्गीय पदों के कुल- 88 विभिन्न पदों का सृजन निम्नांकित वेतन स्तर में किया जाता है: 


- 


। 


4 


बिहार गजट , 5 सितम्बर 2018 


क्र ० सं ० 


पद का नाम 


पदों की सं ० 


वेतन स्तर 


1 


01 


12 


2 


03 


9 


3 


01 


7 


पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक 
पुलिस उपाधीक्षक 
प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस अवर निरीक्षक 
पुलिस सहायक अवर निरीक्षक 


4 


02 


7 


5 


20 


6 


6 


10 


5 


7 


हवलदार 


10 


4 


8 


सिपाही 


40 


3 


9 


01 


2 


निम्नवर्गीय लिपिक 

5. उपर्युक्त पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित आवर्तक व्यय राशि 4,44,61,064 / - ( चार करोड़ चौवालीस 
लाख एकसठ हजार चौसठ ) रूपये मात्र है । 
6. उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 

परिशिष्ट ख 
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में पुलिस संवर्गीय 88 विभिन्न पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक 

व्यय विवरणी । 
प्रस्तावित 

पुनरीक्षित मूल 

वार्षिक व्यय औसत 
क्र ० सं ० 

पदों की वेतन (7 वाँ 

राशि ( 50 ) 

वेतन (7 वाँ वेतन ) 
संख्या 

वेतन ) 


पदनाम 


वेतन स्तर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


पुलिस 
अधीक्षक / अपर 
पुलिस अधीक्षक 


01 


12 


₹ 78,800 


78800x1x12 


₹ 9,45,600 


2 


पुलिस उपाधीक्षक 


03 


9 


₹ 53,100 


53100x3x12 


₹ 19.11,600 


01 


7 


₹ 44,900 


44900x1x12 


₹ 5,38,800 


3 


4 


प्रारक्ष पुलिस 
निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस अवर 
निरीक्षक 


02 


7 


₹ 44,900 


44900x2x12 


₹ 10,77,600 


20 


₹ 35,400 


35400x20x12 


₹ 84,96,000 


5 


6 


पुलिस सहायक 
अवर निरीक्षक 


10 


₹ 29,200 


29200x10x12 


6 


5 


7 


हवलदार 


10 


4 


25500x10x12 


8 


40 


زرا 


₹ 25,500 
₹ 21,700 
₹ 19,900 


21700x40x12 
19900x1x12 


9 


01 


2 


88 


सिपाही 
निम्नवर्गीय लिपिक 

योग 
महंगाई भत्ता 
मकान किराया भत्ता 
चिकित्सा भत्ता 


10 


मूल वेतन का 5 % 
मूल वेतन का 16 % 


( 88 पद ) 
( 88 पद ) 


₹ 35,04,000 
₹ 30,60,000 
10,4,16000 

₹ 2,38,800 
₹ 3,01,88,400 

₹ 15,09,420 
₹ 48,30,144 
₹ 10,56,000 
₹ 9.90,000 
₹ 1,20,000 

₹ 50,400 
₹ 2,26,800 


30188400x5 % 
30188400x16 % 

1000x88x12 
2500x33x12 


11 


12 


13 


वाहन भत्ता 


200x50x12 


प्रा 0 पु0 नि 0 से स 0 अ 0 नि 0 
हवलदार से सिपाही 
पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक 
पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस निरीक्षक 


4200x1x12 


14 


शहरी परिवहन भत्ता 


3150x6x12 


बिहार गजट , 5 सितम्बर 2018 


5 


15 


राशन मणी 


16 


राईफल भत्ता 


17 


वर्दी भत्ता 


पुलिस अवर निरीक्षक से निम्नवर्गीय लिपिक 

1575x81x12 ₹ 15,30,900 
पुलिस निरीक्षक से सिपाही 

3000x83x12 ₹ 29,88,000 
हवलदार से सिपाही 

100x50x12 ₹ 60,000 
अपर पु0 अ0 / पुलिस उपाधीक्षक 

12000x4x1 

₹ 48,000 
प्रा 0 पुलिस निरीक्षक से सहायक अवर निरीक्षक 11000x33x1 ₹ 3,63,000 
हवलदार से सिपाही 

10000x50x1 ₹ 5,00,000 
योग 

₹ 4,44,61,064 
( चार करोड़ चौवालीस लाख एकसठ हजार चौंसठ मात्र ) 

गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 अगस्त 2018 
सं 0 यो ० स्था 04/ 3-28 / 2017-5112 / यो 0 वि0--1. ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं0-7111 दिनांक 
30.06.2018 के द्वारा सेवा प्राप्त मो 0 अजरूल हसन , सहायक अभियंता को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , 
दानापुर में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए मूल रूप से मनेर विधानसभा क्षेत्र 
का कार्य एवं विक्रम विधानसभा क्षेत्र का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04/ 3-28 / 2017-5113 / यो 0वि0--2. ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं0-7111 दिनांक 
30.06.2018 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री मुर्लीधर यादव, सहायक अभियंता को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, 
पकड़ीदयाल , पू0 चम्पारण में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए मूल रूप से 
मधुबनी विधान सभा क्षेत्र का कार्य तथा ढाका एवं चिरैया विधान सभा क्षेत्र और प्राक्कलन पदाधिकारी का अतिरिक्त कार्य 
आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04/ 3-28 / 2017-5114 / यो ० वि०--3. ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं0-7111 दिनांक 
30.06.2018 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री नरेन्द्र प्रसाद , सहायक अभियंता को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 
बेतिया , (प0 चम्पारण) में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए नरकटियागंज विधान 
सभा क्षेत्र का कार्य आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04/ 3-28 / 2017-5115 / यो 0 वि0-4. ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं0-7111 दिनांक 
30.06.2018 के द्वारा सेवा प्राप्त श्री शम्स अहमद , सहायक अभियंता को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, 
कटिहार में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए मूल रूप से कटिहार विधानसभा 
क्षेत्र का कार्य एवं मनिहारी विधानसभा क्षेत्र और प्राक्कलन पदाधिकारी का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04/ 3-28 / 2017-5116 / यो 0 वि0--5. श्री इदरीस अंसारी, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , मधेपुरा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , मोतिहारी में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए मूल रूप से पिपरा विधानसभा क्षेत्र का कार्य 
एवं मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र और प्राक्कलन पदाधिकारी का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-5117 / यो 0वि0-6. श्री जाकिर हुसैन, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01, बेनीपुर को अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का कार्य एवं श्री विनय कुमार 
सिंह , सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 बेनीपुर को अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त 
प्राक्कलन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है । 

( क ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
( ख ) प्राक्कलन पदाधिकारी का तात्पर्य उसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल से है, जिसमें संबंधित 

सहायक अभियंता पदस्थापित है । 
( ग ) विधानसभा क्षेत्र / प्राक्कलन पदाधिकारी के कार्य आवंटन से संबंधित पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित 

समझे जाएंगे । 
( घ) सभी संबंधित सहायक अभियंता शीघ्र अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र तथा प्राक्कलन पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण 
कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना अविलंब विभाग को देंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेश्वर प्रसाद सिंह, अपर सचिव । 


बिहार गजट , 5 सितम्बर 2018 


O 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 


21 अगस्त 2018 


सं0 05 / स्था o( डी 0 टी 0 ओ0) -30/2013 ( खण्ड -1) 5442 -- जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अनुशंसा के अलोक 
में श्री बिमल कुमार सिंह ( बि 0 प्र0 से0), भूमि सुधार , उप समाहर्ता, रजौली को अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी 
के रूप में रजौली चेकपोस्ट पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा -213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम , 1994 की धारा -3 
का प्रयोग करते हुए श्री सिंह को करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


